निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 आश्विन 1933 ( श ) 
( संo पटना 563 ) पटना , वृहस्पतिवार , 29 सितम्बर 2011 


सहकारिता विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

13 सितम्बर 2011 
सं0 01 / स्था .(7) परिक्ष्यमान(प्रति .) 14 / 11 सह - 4175 — श्री धर्मनाथ प्रसाद, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, भागलपुर अंचल, भागलपुर , जिनकी नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या 4647, दिनांक 21 
अक्तूबर 2009 द्वारा प्रभार ग्रहण की तिथि से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में की गयी 
है , को शेष परिक्ष्यमान अवधि के लिए निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के कार्यालय में तत्कालीक प्रभाव 
से प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह 

सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 563 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


